रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


ANd =: राज्जपतन्र 


Che Gazette of India 


सी.जी.-ओ.आर.-अ.-30082024-256744 
CG-OR-E-30082024-256744 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART 1-5टट८ांणा 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3334] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946 
No. 3234] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946 


रेलवे मंत्रालय 
[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)] 
अधिसूचना 
भुवनेश्वर, 29 अगस्त 2024 
का.आ. 3661(अ).--केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के 
कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है। 


सारणी 
विशेष रेल परियोजना 


क्रम संख्या राज्य/संघ राज्य 
परियोजना का नाम am 


(1) (2) (3) 


1. ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत 
भद्रक - विजयनगरम (५२५ कि मि) के बीच नई स्वीकृत तृतीय रेलवे लाइन परियोजना के तहत | ओडिशा और 
निर्गुन्डी - बारंग (२२ कि मि) और खुर्दा रोड - विजयनगरम (३६३ कि. मि.) के बीच तृतीय रेलवे आंध्र प्रदेश 

लाइन 


[फा. सं. पू तट रे/निर्माण /बीबीएस/भू.अधि./ तृतीय लाइन-भद्रक-विजयनगरम] 


सुधीर कुमार परीडा, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-ा) 


5491 GI/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MININSTRY OF RAILWAYS 
[EAST COAST RAILWAY (CONSTRUCTION)] 
NOTIFICATION 
Bhubaneswar, the 29th August, 2024 


S.O. 3661(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section-2 of the Railways 
Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in 
column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of 
publication of this notification in Official Gazette. 


TABLE 
Special Railway Project 


SI. No. Name of the Project State/UT 
(1) (2) (3) 
1 3rd line between Nirgundi — Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram 
(363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project Odisha and 
(525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the Andhra Pradesh 
State of Odisha and Andhra Pradesh. 


[F. No. ECOR/CON/BBS/LA/3®” LINE -BHC-VZM] 
SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SORAHANAT 


